निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 30 


6 श्रावण , 1932 ( श ० ) 
पटना , बुधवार, 

28 जुलाई, 2010 ( ई ० ) 

विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


पुर: स 


2-4 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


या 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई० एससी o , 

बी ० एस . बी ० एससी ० . एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

5-12 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण। 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

13-21 


न्यायालय 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


23-28 


2 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


भाग -1 
शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


नियुक्ति , पदस्थापन, 


बदली, 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

21 जुलाई 2010 
सं ० ग्रा ०वि०-7 / वि ०प्र ० मु ० स्था ० -01 / 07-7965 - सी ० डब्लू ० जे ० सी ० सं०-5446 / 10 मुन्द्रिका प्रसाद 
सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 7 जुलाई 2010 को पारित 
न्यायादेश के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना के पत्राांक 5686 , दिनांक 26 मई 2010 द्वारा 
एन ० आर ० ई ० पी ० के खेत्रीय स्थापना का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित विभागीय पत्रांक 5097 , दिनांक 18 जून 
2009 में निहित प्रावधन का कार्यहित में निरस्त किये जाने के फलस्वरूप ग्रामीण कार्य विभाग , बिहार पअना की 
अधिसूचना संख्या 9772, दिनांक 20 नवम्बर 2009 जिसके द्वारा श्री मुप्रिसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, 
एन ० आर ० ई ० पी ०, पटना की सेवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके पैतृक विभाग , पथ निर्माण विभाग को वापस 
लौटायी गयी है, को सम्पुष्ट किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कौशल कुमार राय, उप सचिव । 


समाज कल्याण विभाग 


अधिसूचनाएं 

1 जून 2010 
सं ० स0 क 0 स्था0-10-80 / 09-2390 — जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से श्री सुरेश चन्द्र प्रसाद, जिला प्रोग्राम 
पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यकलाप के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन तथा जिला पदाधिकारी, नवादा से श्री रणजीत प्रसाद, 
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, नवादा के कार्यकलाप के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन को दृष्टिगत करते हुए इन्हें प्रशासनिक दृष्टिकोण 
से निम्न रूप से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने अंकित स्थान / पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है: 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 

स्थानान्तरित / नवपदस्थापित स्थान 
श्री सुरेश चन्द्र प्रसाद, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, गोपालगंज । जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, नवादा । 


1 


2 


श्री रणजीत प्रसाद , जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, नवादा । 


जिला प्रोग्राम पदाधिकारी , गोपालगंज । 


2. उपर्युक्त दोनो स्थानान्तरित / पदस्थापित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी नवपदस्थापित स्थान पर दिनांक 15 जून 2010 
तक प्रभार ग्रहण कर विभाग को ससमय अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । 
3. माह जून, 2010 के वेतनादि का भुगतान नवपदस्थापित स्थान से भुगतेय होंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
मृत्युंजय गुप्ता, उप सचिव । 


बिहार गजट, 28 जुलाई 2010 


3 


30 जून 2010 
सं ० स0 क 0 स्था0-10-28 / 07-2788 — श्री बंशीधर, गृह जिला - लखीसराय, सहायक निदेशक , जिला सामाजिक 
सुरक्षा कोषांग , रोहतास को स्थानान्तरित करते हुए सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, पटना के 
रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० स 0 क 0स्था0-10-28 / 07-2789 — श्री कुशेश्वर दास, गृह जिला -पटना, सहायक निदेशक , जिला सामाजिक 
सुरक्षा कोषांग, भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुए सहायक निदेशक , जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर के रिक्त पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० स 0 क 0 स्था0-10-28 / 07-2790 — श्री सैयद गुलाम मोहम्मद, गृह जिला -मुंगेर , सहायक निदेशक, जिला 
सामाजिक सुरक्षा कोषांग , सुपौल को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त स्थानान्तरित करते हुए सहायक निदेशक , 
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बेगूसराय के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

2. संबंधित जिला पदाधिकारी स्थानान्तरित पदाधिकारियों को स्थानीय व्यवस्था से दिनांक 10 जुलाई 2010 तक 
विरमित करना सुनिश्चित करेंगे । दिनांक 11 जुलाई 2010 से संबंधित पदाधिकारी स्वतः विरमित समझे जायेंगे । माह जुलाई 
2010 के वेतनादि का भुगतान नव पदस्थापित स्थान से देय होगा । 

3. उक्त सभी स्थानान्तरित सहायक निदेशक नव पदस्थापित स्थान पर प्रभार ग्रहण कर विभाग को अनुपालन 
प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मृत्युंजय गुप्ता, उप सचिव । 


2. संबंधित 


30 जून 2010 
सं ० स0 क 0 स्था 0 ( राज) -10-55 / 10-2791— श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, गृह जिला - गोपालगंज, जिला प्रोग्राम 
पदाधिकारी, सिवान को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,सीतामढ़ी के रिक्त पद पर अगले आदेश 
तक पदस्थापित किया जाता है । 

जिला पदाधिकारी स्थानान्तरित पदाधिकारी को स्थानीय व्यवस्था से दिनांक 10 जुलाई 2010 तक 
विरमित करना सुनिश्चित करेंगे । दिनांक 11 जुलाई 2010 से संबंधित पदाधिकारी स्वतः विरमित समझे जायेंगे । माह 
जुलाई,2010 के वेतनादि का भुगतान नव पदस्थापित स्थान से देय होगा । 

3. श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी नवपदस्थापित स्थान पर प्रभार ग्रहण कर विभाग को 
अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
मृत्युंजय गुप्ता, उप - सचिव । 


30 जून 2010 
सं ० स 0 क 0 स्था 0 ( राज ) -10-55 / 10–2792 — कुमारी अर्चना , गृहजिला -नालंदा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, 
सोनपुर ( सारण) को स्थानान्तरित करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तिलौथू, ( रोहतास ) के पद पर अगले आदेश 
तक पदस्थापित किया जाता है । 


4 


बिहार गजट, 28 जुलाई 2010 


। 


सं ० स० क ० स्था 0 ( राज) -10-55 / 10-2793 - सुश्री आभा प्रसाद , गृहजिला - शेखपुरा, बाल विकास परियोजना 
पदाधिकारी, जलालपुर (सारण ) सम्प्रति अनुश्रवण पदाधिकारी, आई0 सी 0 डी 0 एस 0 निदेशालय, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त , की 
प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए स्थानान्तरित कर उन्हें नियमित रूप सें अनुश्रवण पदाधिकारी , आई0 सी 0 डी 0 एस0 निदेशालय , 
बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

2. संबंधित जिला पदाधिकारी स्थानान्तरित पदाधिकारी को स्थानीय व्यवस्था से दिनांक 10 जुलाई 2010 तक 
विरमित करना सुनिश्चित करेंगे । दिनांक 11 जुलाई 2010 से संबंधित पदाधिकारी स्वतः विरमित समझे जायेंगे । माह जुलाई 
2010 के वेतनादि का भुगतान नव पदस्थापित स्थान से देय होगा । 

3. उक्त सभी स्थानान्तरित पदाधिकारी नवपदस्थापित स्थान पर प्रभार ग्रहण कर विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन 
समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
मृत्युंजय गुप्ता, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 19-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


5 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


ग्रामीण विकास विभाग 


शुद्धि - पत्र 

12 जुलाई 2010 
सं ० ग्रा ०वि०-2 / स्था - 01-04 / 10-7435 - अधिसूचना सं ० 4566, दिनांक 28 अप्रील 2010 में उल्लिखित 
पूर्व धारित पद / जिला का नाम महिला प्रसार पदाधिकारी "भोजपुर " के स्थान पर पूर्व धारित पद / जिला का 
नाम महिला प्रसार पदाधिकारी " भागलपुर ", अधिसूचना सं ० 4679, दिनांक 28 अप्रील 2010 में उल्लिखित 
" श्रीमती सुशीला राय " के स्थान पर " श्रीमती सुशीला कुमारी ", अधिसूचना सं 0 4685 दिनांक 28 अप्रील 2010 में 
उल्लिखित " श्री अशोक कुमार सिंह " के स्थान पर " श्री अशोक कुमार सिंघा एवं अधिसूचना सं ० 4687, दिनांक 
28 अप्रील 2010 में उल्लिखित " श्री सुरेन्द्र मोची " के स्थान पर " श्री सुरेश मोची पढ़ा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ह ० अस्पष्ट , संयुक्त सचिव । 


मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय 
नलकूप प्रभाग , लघु जल संसाधन विभाग , मुजफ्फरपुर। 


कार्यालय - आदेश 

18 जून 2010 
सं० स्था0-3 , बी -30/ 09/ 10-636 — सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग , बिहार, पटना का पत्रांक 1661 , दिनांक 
2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व ० गुरूचरण शर्मा भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमण्डल , सिवान 
के आश्रित पुत्र - श्री संतोष कुमार शर्मा को नलकूप प्रमण्डल , सिवान के अन्तर्गत कोषरक्षक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से 
वेतनमान रुपये 2610-60-3150-65-3540 तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर 
औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 

2. श्री संतोष कुमार शर्मा पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे । 
योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक /जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण - पत्र , आय 
प्रमाण - पत्र, विवाह में तिलक - दहेज का लेन- देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा 
लम्बित नहीं रहने तथा स्व ० गुरूचरण शर्मा के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि 
मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, सिवान के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें 
तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कडिका -1 ( ख ) के 
अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरुद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी। 


6 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार 
नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई 
जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । इस संबंध में श्री संतोष कुमार शर्मा को 
योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा - पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे 
कार्यपालक अभियंता श्री संतोष कुमार शर्मा की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे। 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय 
कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक - दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा - पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 

योगदान करने हेतु श्री संतोष कुमार शर्मा को यात्रा - भत्ता देय नहीं होगा । 
10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964 , दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान 


9 . 


लागू होगें । 


आदेश से , 
राजवंश राय , मुख्य अभियंता ( उत्तर ) । 


समाज कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

8 जुलाई 2010 
सं 0 3 / क 0 म 0 आ0-102 / 05-2924 — बिहार राज्य महिला आयोग विधेयक , 1999 के अध्याय -2 की धारा -3 के 
अन्तर्गत राज्य सरकार ने राज्य में बिहार राज्य महिला आयोग के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है । तद्नुसार इस आयोग 
के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती कहकशॉ परवीन, मो 0+ पो 0 - ईशादचक , जिला - भागलपुर ( पूर्व महापौर, भागलपुर) को राज्य महिला 
आयोग , पटना का अध्यक्ष अगले आदेश तक मनोनीत किया जाता है । 

2. बिहार राज्य महिला आयोग विधेयक , 1999 के अध्याय -2 की धारा -4 एवं 5 में निहित सेवा शर्ते अध्यक्ष पर लागु 


होगी । 


3. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राम लखन रविदास, अपर सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


शुद्धि - पत्र 

20 जुलाई 2010 
सं ० 6 / व0नि0-02-01 / 2008-3248 / वा 0 क 0 - वाणिज्य कर विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना 
संख्या 2511, दिनांक 20 जून 2007 के द्वारा बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के अधोलिखित पदाधिकारियों को 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि से वाणिज्य कर अपर आयुक्त कोटि में प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने की 
तिथि से नियमित प्रोन्नति दी गई है, जिसके आलोक में स्तम्भ 4 में अंकित तिथि को प्रोन्नत पद का प्रभार ग्रहण 
किया गया है 

क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम वरीयता क्रमांक प्रभार ग्रहण करने की तिथि 


1 


2 


3 


4 


1 


श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह 


01 


20-06-07 पूर्वाह्न 
26-06-07 पूर्वाह्न 


2 


श्री रामस्वरूप राम 


04 


बिहार गजट, 28 जुलाई 2010 


7 


2. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति दिये जाने के कारण प्रोन्नत पद पर वरीयता 
निर्धारण में हुई विसंगतियों के निराकरण हेतु उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त दोनों 
पदाधिकारियों को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से अर्थात् दिनांक 20 जून 2007 से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

संख्या 6 / व 0नि0-02-01 / 2008-3249 / वा 0 क 0 - वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना 
संख्या 4508 दिनांक 9 अक्तूबर 2007 के द्वारा बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के श्री बिनोदानन्द झा वरीयता क्रमांक 07 
को वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि से वाणिज्य कर अपर आयुक्त कोटि में प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने 
की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी गई है, जिसके आलोक में श्री झा के द्वारा दिनांक 12 अक्तूबर 2007 को प्रोन्नत 
पद का प्रभार ग्रहण किया गया है । 

2. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति दिये जाने के कारण प्रोन्नत पद पर वरीयता 
निर्धारण में हुई विसंगतियों के निराकरण हेतु उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए श्री झा को अधिसूचना 
निर्गमन की तिथि से अर्थात् दिनांक 9 अक्तूबर 2007 से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

संख्या 6 / व0नि0-02-01 / 2008-3250 / वा 0 क 0 - वाणिज्य कर विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना 
संख्या 2512 दिनांक 20 जून 2007 के द्वारा बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के अधोलिखित पदाधिकारियों को 
वाणिज्य कर उपायुक्त कोटि से वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि में प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने की 
तिथि से नियमित प्रोन्नति दी गई है, जिसके आलोक में स्तम्भ 4 में अंकित तिथि को प्रोन्नत पद का प्रभार ग्रहण 
किया गया है : 


क्र ० सं ० 


पदाधिकारी का नाम 


प्रभार ग्रहण करने की तिथि 


वरीयता क्रमांक 
(वर्ष 2006 ) 


1 


2 


3 


4 


1 


16 


2 


18 


3 


19 


श्री कृष्णानन्द सिंहा 

21-06-07 पूर्वाह्न 
श्री रूद्रनन्दन श्रीवास्तव 

25-06-07 पूर्वाह्न 
डॉ ० शंकर साव 

20-06-07 पूर्वाह्न 
2. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति दिये जाने के कारण प्रोन्नत पद पर वरीयता 
निर्धारण में हुई विसंगतियों के निराकरण हेतु उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त पदाधिकारियों 
को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से अर्थात् दिनांक 20 जून 2007 से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

संख्या -6 / व0नि0-02-01 / 2008-3251 / वा 0 क 0 - वाणिज्य कर विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना 
संख्या 3180 दिनांक 25 जुलाई 2007 के द्वारा बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के अधोलिखित पदाधिकारियों को 
वाणिज्य कर उपायुक्त कोटि से वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि में प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि 
से नियमित प्रोन्नति दी गई है, जिसके आलोक में स्तम्भ -4 में अंकित तिथि को प्रोन्नत पद का प्रभार ग्रहण किया 


गया है 


क्र ० सं ० 


पदाधिकारी का नाम 


प्रभार ग्रहण करने की तिथि 


वरीयता क्रमांक 
(वर्ष 2006 ) 


1 


2 


3 


4 


1 


21 


2 


22 


3 


23 


श्री कमल नारायण चौधरी 

27-07-07 पूर्वाह्न 
श्री अशोक 

कुमार मंगोतिया 

08-08-07 पूर्वाह 
श्री फैजुद्दीन अहमद आजाद 

27-07-07 पूर्वाह्न 
2. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति दिये जाने के कारण प्रोन्नत पद पर वरीयता 
निर्धारण में हुई विसंगतियों के निराकरण हेतु उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त पदाधिकारियों 
को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से अर्थात् दिनांक 25 जुलाई 2007 से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

संख्या -6 / व0नि0-02-01 / 2008-3252 / वा 0 क 0 - वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना 
संख्या 4580 दि 0 15 अक्तूबर 2007 के द्वारा बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के अधोलिखित पदाधिकारियों ( श्री शत्रुध्न 
सिंह को छोड़कर) को वाणिज्य कर उपायुक्त कोटि से वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि में प्रोन्नत पद पर 


8 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी गई है, जिसके आलोक में स्तम्भ -4 में अंकित तिथि को प्रोन्नत 
पद का प्रभार ग्रहण किया गया है: 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम 

वरीयता क्रमांक प्रभार ग्रहण करने की तिथि 
(वर्ष 2006 ) 


1 


2 


3 


4 


1 


श्री एमेन्द्र नारायण सिंह 


06 


17-10-07 पूर्वाह्न 


2 


श्री विनोदानन्द पांडेय 


26 


31-10-07 अपराह्न 


3 


श्री वृजनन्दन प्रसाद 


27 


4 


श्री रामलोचन चौधरी 


28 


5 


श्री नरेश मूर्ति 


29 


6 


श्री तिलकराज गौरी 


31 


16-10-07 पूर्वाह्न 
26-10-07 पूर्वाह्न 
17-10-07 पूर्वाह्न 
16-10-07 पूर्वाह 
01-11-07 पूर्वाह्न 
16-10-07 पूर्वाह 
23-10-07 पूर्वाह्न 
16-10-07 पूर्वाह 


7 


श्री 


शत्रुध्न 

सिंह 


33 


8 


श्री जवाहर चौधरी 


36 


9 


श्री प्रहलाद बैठा 


45 


10 


श्री महेन्द्र चौधरी 


46 


2. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति दिये जाने के कारण प्रोन्नत पद पर वरीयता 
निर्धारण में हुई विसंगतियों के निराकरण हेतु उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त पदाधिकारियों 
( श्री शत्रुध्न सिंह को छोड़कर, क्योंकि इन्हें दिनांक 1 नवम्बर 2007 के प्रभाव से उपलब्ध होने वाली रिक्ति के 
विरुद्ध प्रोन्नति दी गई थी अर्थात् उनकी प्रोन्नति की तिथि 1 नवम्बर 2007 पूर्वाहन ही रहेगी ।) को अधिसूचना 
निर्गमन की तिथि से अर्थात् दिनांक 15 अक्तूबर 2007 से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

संख्या -6 / व0नि0-02-01 / 2008-3253 / वा 0 क 0 - वाणिज्य कर विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना 
संख्या 1865 दिनांक 10 मई 2007 के द्वारा बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के अधोलिखित पदाधिकारियों को वाणिज्य कर 
सहायक आयुक्त कोटि से वाणिज्य कर उपायुक्त कोटि में प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित 
प्रोन्नति दी गई है, जिसके आलोक में स्तम्भ -4 में अंकित तिथि को प्रोन्नत पद का प्रभार ग्रहण किया गया है : 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम 

वरीयता क्रमांक प्रभार ग्रहण करने की तिथि 
(वर्ष 2006 ) 


1 


2 


3 


1 


श्री रामजी प्रसाद शर्मा 


59 


2 


श्री अनिल कुमार सिंह 


60 


10-05-07 पूर्वाह्न 
11-05-07 पूर्वाह्न 
11-05-07 पूर्वाह्न 
10-05-07 पूर्वाह्न 


3 


61 


श्री आयूब 

साबिर 
श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह 


4 


62 


2. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति दिये जाने के कारण प्रोन्नत पद पर वरीयता 
निर्धारण में हुई विसंगतियों के निराकरण हेतु उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त सभी 
पदाधिकारियों को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से अर्थात् दिनांक 10 मई 2007 से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

सं ० 6 / व0नि0-02-01 / 2008-3254 / वा 0 क 0 - वाणिज्य कर विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 
5706 दिनांक 19 दिसम्बर 2007 के द्वारा बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के अधोलिखित पदाधिकारियों को वाणिज्य कर 


बिहार गजट, 28 जुलाई 2010 


9 


सहायक आयुक्त कोटि से वाणिज्य कर उपायुक्त कोटि में प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित 
प्रोन्नति दी गई है, जिसके आलोक में स्तम्भ -4 में अंकित तिथि को प्रोन्नत पद का प्रभार ग्रहण किया गया है : 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम 

वरीयता क्रमांक प्रभार ग्रहण करने की तिथि 
(वर्ष 2006 ) 


1 


2 


3 


4 


1 


63 


3 


68 


4 


69 


श्री रामाश्रय प्रसाद 

19-12-07 पूर्वाह्न 
2 श्री दिगम्बर प्रसाद तिवारी 

65 

19-12-07 पूर्वाह्न 
श्री राजीव रंजन कुमार सिंह 

20-12-07 पूर्वाह्न 
श्री रविन्द्र सिंह 

19-12-07 पूर्वाह्न 
श्री सच्चिदानन्द झा 

19-12-07 पूर्वाह्न 
श्री संतोष कुमार सिन्हा 

19-12-07 पूर्वाह्न 
श्री कृष्णानन्द राय 

19-12-07 पूर्वाह्न 
2. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति दिये जाने के कारण प्रोन्नत पद पर वरीयता 
निर्धारण में हुई विसंगतियों के निराकरण हेतु उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त सभी 
पदाधिकारियों को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से अर्थात् दिनांक 19 दिसम्बर 2007 से नियमित प्रोन्नति दी जाती 


5 


72 


6 


74 


7 


75 


संख्या -6 / व0नि0-02-01 / 2008-3255 / वा 0 क 0 - वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना 
संख्या 1742 दिनांक 5 मई 2008 के द्वारा बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के अधोलिखित पदाधिकारियों को वाणिज्य कर 
सहायक आयुक्त कोटि से वाणिज्य कर उपायुक्त कोटि में प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित 
प्रोन्नति दी गई है, जिसके आलोक में स्तम्भ -4 में अंकित तिथि को प्रोन्नत पद का प्रभार ग्रहण किया गया है : 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम 

वरीयता क्रमांक प्रभार ग्रहण करने की तिथि 
(वर्ष 2006 ) 


1 


2 


3 


4 


1 


76 


06-05-08 पूर्वाह्न 


2 


77 


05-05-08 अपराह्न 


श्री गुरूदेव मांझी 
श्री अरूण कुमार वर्मा 
श्री विनोद कुमार दुदानी 
श्री ब्रजकिशोर पचेरीवाल 


3 


78 


05-05-08 अपराह्न 


4 


79 


05-05-08 अपराह्न 


5 


श्री राजकुमार 


81 


05-05-08 अपराह्न 


6 


श्री श्रीनारायण प्रसाद सिंह 


83 


06-05-08 पूर्वाह 


7 


श्री सियाराम सिंह 


84 


05-05-08 अपराह्न 


8 


85 


05-05-08 अपराह्न 


श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह 
श्री प्रकाश चन्द्र वर्मा 


9 


86 


05-05-08 अपराह्न 


10 


श्री ओम प्रकाश झा 


87 


05-05-08 अपराह्न 


11 


श्री छोटेलाल बैठा 


99 


05-05-08 अपराह्न 


12 


श्री कपिल नारायण 


116 


05-05-08 अपराह्न 


13 


139 


05-05-08 अपराह्न 


श्री सुरेश प्रसाद 
श्री प्रमोद कुमार ग्वालिया 


14 


199 


05-05-08 अपराह्न 


10 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


2. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति दिये जाने के कारण प्रोन्नत पद पर वरीयता 
निर्धारण में हुई विसंगतियों के निराकरण हेतु उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त सभी 
पदाधिकारियों को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से अर्थात् दिनांक 5 मई 2008 के अपराह्न से नियमित प्रोन्नति दी 
जाती है । 

संख्या -6 / व 0नि0-02-01 / 2008-3256 / वा 0 क 0 - वाणिज्य कर विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना 
संख्या 1869 दिनांक 10 मई 2007 के द्वारा बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के अधोलिखित पदाधिकारियों को वाणिज्य कर 
पदाधिकारी कोटि से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 
नियमित प्रोन्नति दी गई है , जिसके आलोक में स्तम्भ -4 में अंकित तिथि को प्रोन्नत पद का प्रभार ग्रहण किया 


गया है 


: 


क्र ० सं ० 


पदाधिकारी का नाम 


प्रभार ग्रहण करने की तिथि 


वरीयता क्रमांक 
( वर्ष 2006 ) 


1 


2 


3 


4 


1 


श्री बिनोद कुमार 


131 


2 


श्री सुरेश चौधरी 


225 


10-05-07 पूर्वाह्न 
10-05-07 पूर्वाह्न 
10-05-07 पूर्वाह्न 


3 


श्री कमल किशोर चौधरी 


228 


2. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति दिये जाने के कारण प्रोन्नत पद पर वरीयता 
निर्धारण में हुई विसंगतियों के निराकरण हेतु उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त सभी 
पदाधिकारियों को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से अर्थात् दिनांक 10 मई 2007 से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

संख्या -6 / व0नि0-02-01 / 2008-3257 / वा 0 क 0 वाणिज्य कर विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना 
संख्या -1743 दिनांक 5 मई 2008 के द्वारा बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के अधोलिखित पदाधिकारियों को वाणिज्य कर 
पदाधिकारी कोटि से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 
नियमित प्रोन्नति दी गई है, जिसके आलोक में स्तम्भ -4 में अंकित तिथि को प्रोन्नत पद का प्रभार ग्रहण किया 
गया है 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम 

वरीयता क्रमांक प्रभार ग्रहण करने की तिथि 
(वर्ष 2006 ) 


: 


1 


2 


3 


4 


1 


श्री कामता प्रसाद शर्मा 


133 


2 


श्री अशोक 


कुमार शर्मा 


134 


3 


श्री जीवन अग्रवाल 


136 


4 


श्री विपिन कुमार सिंह 


137 


05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
10-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 


5 


श्री राजेश 

कुमार 

सिंह 


138 


6 


श्री रामाधार सिंह 


140 


7 


श्री विश्वकांत तिवारी 


141 


8 


श्री सत्येन्द्र 

कुमार 

सिंह 


142 


9 


श्री कुमार आनन्द प्रकाश 


143 


05-05-08 अपराह्न 


10 


श्री अशोक कुमार झा 


144 


05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 


11 


श्री उमेशचन्द्र उपाध्याय 


145 


बिहार गजट, 28 जुलाई 2010 


11 


क्र ० सं ० 


पदाधिकारी का नाम 


प्रभार ग्रहण करने की तिथि 


वरीयता क्रमांक 
( वर्ष 2006 ) 


1 


2 


3 


4 


12 


146 


13 


श्री सुबोध राम 
श्री संजय कुमार पंसारी 
श्री विजय कुमार सिंह 


147 


06-05-08 पूर्वाह्न 
06-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 


14 


148 


15 


डा 0 मोहनाथ मिश्रा 


150 


05-05-08 अपराह्न 


16 


151 


श्री उदय कुमार सिंह 
श्री सुनील कुमार सिंह 


05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 


17 


152 


18 


श्री अशोक कुमार 


153 


योगदान प्रतिवेदन अप्राप्त 


19 


श्री शंभु कुमार सिंह 


154 


20 


श्री राजेश कुमार 


155 


21 


156 


22 


श्री सजन कुमार रूंगटा 
श्री सुजय प्रकाश उपाध्याय 
श्री कमल कान्त चौधरी 


157 


05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
08-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 


23 


160 


24 


श्री बृज किशोर सिंह 


161 


25 


श्री अशेष कुमार चौधरी 


162 


26 


श्री विश्वनाथ महतो 


163 


05-05-08 अपराह्न 


27 


श्री प्रभात कुमार वर्मा 


164 


28 


श्री ज्योतिन्द्र 

कुमार 


166 


05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 


29 


श्री मो 0 शदरूल ओला खाँ 


168 


30 


श्री आनन्द कुमार वेरोलिया 


169 


05-05-08 अपराह्न 


31 


श्री पंकज 

कुमार 

सिन्हा 


170 


05-05-08 पूर्वाह्न 


32 


171 


05-05-08 अपराह्न 


श्री विनोद कुमार सिंह 
श्री संदीप कुमार सिंह 


33 


172 


34 


श्री सियाराम कुमार 


173 


35 


श्री शशिरंजन कुमार 


174 


05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 


36 


श्री विजयमल प्रसाद सिंह 


175 


37 


श्री श्याम नारायण सिंह 


176 


38 


श्री शैलेन्द्र कुमार 


177 


05-05-08 अपराह्न 


39 


श्री प्रकाशचन्द्र झा 


178 


05-05-08 पूर्वाह्न 


12 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


क्र ० सं ० 


पदाधिकारी का नाम 


प्रभार ग्रहण करने की तिथि 


वरीयता क्रमांक 
( वर्ष 2006 ) 


1 


2 


3 


4 


40 


श्री अमिताभ मिश्र 


179 


05-05-08 पूर्वाह्न 


41 


श्री प्रणव बोध रुंगटा 


180 


05-05-08 अपराह्न 


42 


श्री आनन्द झा 


181 


43 


श्री राम प्रसाद राम 


232 


44 


श्री बीरेन्द्र कुमार 


236 


45 


श्री अच्छे लाल प्रसाद 


237 


05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 
05-05-08 पूर्वाह्न 


46 


श्री मोतीलाल 


238 


47 


श्री रामजी रविदास 


272 


48 


श्री सहदेव रजक 


275 


2. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति दिये जाने के कारण प्रोन्नत पद पर वरीयता 
निर्धारण में हुई विसंगतियों के निराकरण हेतु उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त सभी 
पदाधिकारियों को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से अर्थात् दिनांक 5 मई 2008 के अपराह्न से नियमित प्रोन्नति दी 
जाती है । 

3. उक्त संशोधनों के फलस्वरूप प्रोन्नत पदाधिकारियों के आर्थिक लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा , क्योंकि 
बिहार सेवा संहिता के नियम –58 के तहत् प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन का वास्तविक लाभ 
अनुमान्य होता है । 
4. उक्त सभी अधिसूचनाओं की शेष शर्ते पूर्ववत् रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो 0 शमीम , अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 19-571 + 40 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


13 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


अधीक्षक का कार्यालय 


पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल । 


निविदा सूचना 


सं ० 8221 वर्ष 2010-2011 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के प्रयोजनार्थ स्टेशनरी 
सामग्री / मरीजों के इलाज हेतु उपयोग होने वाले मानक एवं गैर मानक प्रपत्रों की छपाई हेतु बिहार वाणिज्यकर में निबंधित 
इच्छुक निविदादाता ( आपूर्तिकर्ता/निर्माता / प्राधिकृत विक्रेता) से निविदा प्रकाशन की तिथि से 30 ( तीस ) दिनों के अन्दर 
निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाता है । इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु बिहार सरकार के 
वेबसाईट सं०- www.prdbihar.org एवं www.pmch.in पर देखा जा सकता है । साथ ही साथ निविदा से 
संबंधित पूर्ण जानकारी एवं सूची प्राप्ति हेतु किसी भी कार्यदिवस को अधोहस्ताक्षरी के स्टेशनरी शाखा से प्राप्त कर सकते हैं । 


स्थान 


पटना 


( ह0 ) अस्पष्ट , 

अधीक्षक । 


दिनांक -19 जुलाई 2010 


14 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


निविदा शर्त एवं सामग्रियों की सूची : 

1. निविदा दो प्रकार की होगी, तकनीकी एवं वित्तीय जो अलग - अलग लिफाफे में मुहरबन्द दिया जायेगा । एक ही 
लिफाफे में दोनों निविदा देने पर स्वतः रद्द समझा जायेगा । तकनीकि एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता को स्पष्ट रूप से 
निविदा का विषय अंकित करना होगा । 

2. तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करेंगे । निविदा दो खण्डों 
में होगा । खण्ड ( क ) स्टेशनरी सामग्री / खण्ड ( ख ) मानक एवं गैर मानक प्रपत्रों की छपाई हेतु । 

3. निविदादाता का नाम , पूरा पता एवं दूरभाष संख्या तनीकी निविदा में अंकित करना होगा । 

4. निविदादाता को बिहार वाणिज्यकर में निबंधित एवं अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न 
करना अनिवार्य है । 

5. निर्माताओं के लिए उद्योग विभाग का पंजीयन पत्र एवं अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के 
साथ संलग्न करना अनिवार्य है । 

6. अगर लघु उद्योग इकाई है तो उसका अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है । 

7. प्रत्येक खण्ड के लिए अलग - अलग निविदा प्रेषित किया जायेगा एवं लिफाफे पर स्पष्ट रूप से खण्ड का नाम 
अंकित रहेगा । 

8. प्रत्येक खण्ड के लिए अलग - अलग 10,000 / - ( दस हजार) रुपये का एन ०एस० सी ० /बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक , 
पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पदनाम से प्रतिभूत होगा । तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा । लघु 
उद्योग इकाई को सरकार द्वारा देय अधिमान दिया जायेगा । 

9. निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा । हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । निविदा के साथ संलग्न 
अनुलग्नकों को पृष्ठांकित कर अग्रसारण पत्र पर प्रमाणित करना होगा एवं सभी पृष्ठ पर निविदादाता का हस्ताक्षर आवश्यक 
है । 

10. निविदादाता किसी क्रिमिनल केस अथवा किसी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दण्डित नहीं किये 
गये हैं इस आशय का शपथ पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा । 

11. निर्गत सामग्रियों की सूची के अनुसार क्रमवार इनका नाम एवं निर्माता का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा । 
12. छपाई हेतु उद्योग विभाग में निबंधित प्रेस का प्रमाण - पत्र संलग्न करना होगा । 
13. आयकर में निबंधन( पैन नम्बर) एवं अद्यतन चुकता प्रमाण पत्र । 

14. क्रय समिति में तकनीकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा एवं क्रयसमिति को 
किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा । 

15. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा । 

16. स्वीकृत दर पर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फर्म को काली 
सूची में डाल दिया जायेगा । 

( ह 0) अस्पष्ट , 
दिनांक -19 जुलाई 2010 

अधीक्षक । 


स्थान 


- 


पटना 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


15 


खण्ड ( क) स्टेशनरी सामग्रियों की सूची 


क्र ० सं ० 


सामग्रियों का नाम 


साइज 


निर्माता का नाम 


क्वालिटी 


1 . 


कुट रजिस्टर 


27.5x17 से ० मी ० 


ज्योति ब्रान्ड / समकक्ष ब्रांड 


उत्तम क्वालिटी 


एक जिस्ता 96 पृष्ठ 


2 . 


कुट रजिस्टर 


27.5x17 से ० मी ० 


दो जिस्ता 192 पृष्ठ 


3. 


कुट रजिस्टर 


27.5x17 से ० मी ० 


" 


चार जिस्ता 384 पृष्ठ 


4 . 


पैड इंक 


30 एम ० एल ० 


कैमेल ब्रान्ड / 


" 


5 . 


गम 


700 एम ० एल ० 


कैमेल ब्रान्ड / 


6 . 


गम 


250 एम ० एल ० 


कैमेल ब्रान्ड / 


7 . 


1/12 साइज 


मिलन / प्रिया / .. 


8 . 


डुप्लीकेट बुक 
बोर्ड फाइल 
ट्रीप्लीकेट बुक 


/ 


/ 


" 


" 


9 . 


1/6 साइज 


/ 


/ 


" 


10 . 


स्टाम्प पैड 


70x110 एम ० एम ० 


सुपरीम / कैमेल 


" 


11. 


पीन 


प्रीन्स / कंगारू 


12. 


कार्बन 503 ब्रान्ड 


210x330 एम ० एम ० कोरस 


" 


13. 


कार्बन सेफायर 


210x330 एम ० एम ० कोरस 


" 


14. 


खल्ली 


हाथी ब्रान्ड 


" 


15 . 


10 " x05 " 


लिफाफा 
( ब्राउन क्राफ्ट पेपर में ) 


16 . 


10 " x05 " 


- 


लिफाफा ( सफेद / पीला 
मोटा पेपर में ) 


17 . 


12 " x12 " 


- 


लिफाफा बड़ा साइज में 
सफेद / पीला मोटा पेपर में 


18. 


टाइप राइटर रिबन 


13 एम ० एम ० x10 मी ० कोरस 


19 . 


कार्बन सेफायर 


डी ० एफ ० साइज 


कोरस 


20 . 


डुप्लीकेट इंक 


बड़ा साइज 


कोरस 


21. 


टैग अच्छे क्वालिटी का 8 " 


22. 


स्टेनशील पेपर 


50 सीट / 120 सीट कोरस 


16 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


क्र ० सं ० 


साइज 


निर्माता का नाम 


क्वालिटी 


23. 


अशोका 


सामग्रियों का नाम 
(1 ) उपस्थिति पंजी (एक जिस्ता) 
( 2) उपस्थिति पंजी ( दो जिस्ता ) 
( 3) उपस्थिति पंजी ( चार जिस्ता ) 
कॉपियर पेपर 


24 . 


A4 , A3, A1 


" 


सेंचुरी 
सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० 


25. 


17 " x27 " 


सादा कागज 
डी ० एफ ० साइज 


26. 


फाइन रजिस्टर 


1 , 2, 4 जिस्ता 


मिलन / समकक्ष ब्रान्ड 


27. 


थीन पेपर 150 सीट 


13.5x8.5 से ० मी ० 


मिलन / प्रिया / ओरियेंट 
मिलन / प्रिया / ओरियेंट 


28. 


टाइप पेपर 


13.5x8.5 से ० मी ० 


29 . 


कोरस / बेलालपुर 


200 सीट / 400 सीट 
डुप्लीकेटिंग पेपर 
डी ० एफ ० रजिस्टर 
एक एवं दो जिस्ता 


30 . 


ज्योति ब्रान्ड / समकक्ष 


31 . 


कलम 


ब्लू / काला लिखोफेंको 

(लिंक / समकक्षब्रान्ड) .. 
फुल स्केप सेंचुरी / ओरियेंट / एच ० पी ० सी ० 


32. 


रूलिंग पेपर 


33. 


लिंक / समकक्ष 


पेन स्टैण्ड - दो कलम 
चार कलम 


34. 


पेपर वेट 


35. 


पीन कुसन 


36. 


मारकर 


37 . 


ओरपेट 


38. 


रिनोल्डस जैटर या समकक्ष 


39 . 


केलकुलेटर 10 डिजिट 
कलम ब्लू एवं काला 
स्टेपलर मशीन 
( छोटा एवं बड़ा) 
स्टेपलर पीन 
( छोटा एवं बड़ा) 
डॉटमेट्रिक्स पेपर 


40 . 


- 


41. 


- 


अच्छे क्वालिटी का 


12x8x1 70gsm 


स्थान 


पटना 


( ह0 ) अस्पष्ट , 

अधीक्षक । 


दिनांक -19 जुलाई 2010 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


17 


खण्ड ( ख ) विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की सूची 


क्र ० सं ० 


प्रपत्रों का नाम 


साइज 


फार्म नं ० 


निर्माता का नाम 


क्वालिटी 


1 . 


बेड हेड टिकट 


12 " x08 " 


09 


सेंचुरी / ओरियेंट / एच ० पी ० सी ० उत्तम क्वालिटी 


2 . 


टेम्प्रेचर चार्ट 


12 " x08" 


51 


" 


3. 


ब्लड रिपोर्ट फार्म 


9 " x5.5 " 


132 


" 


4 . 


एक्स - रे मनी रसीद 


8.5 " x05 " 


143 


" 


5 . 


हार्डवेयर स्टौक फार्म 


12" x08" 


115 


" 


6 . 


09 " x07 " 


63 


एक्सक्युटिभ बौंड पेपर 
सेंचुरी / ओरियेंट / एच ० पी ० सी ० उत्तम क्वालिटी 


7 . 


09" x5.5 


216 


8 . 


मृत्यु प्रमाण - पत्र 
मिसलेनियस फार्म 
यूरिन रिपोर्ट फार्म 
पैथोलोजिकल फार्म 
इण्डेन बुक 50x2 


09" x5.5 " 


133 


9 . 


08" x04" 


165 


10 . 


08 " x07 " 


155 


11. 


मनी रसीद 100x2 


06 " x04 " 


175 


12. 


15 " x12 " 


एक्स - रे लिफाफा 
ब्राउन क्राफ्ट पेपर 


13. 


12 " x12 " 


एक्स - रे लिफाफा 
ब्राउन क्राफ्ट पेपर 


14. 


10 " x12 " 


एक्स - रे लिफाफा 
ब्राउन क्राफ्ट पेपर 


15. 


8 " x12" 


एक्स - रे लिफाफा 
ब्राउन क्राफ्ट पेपर 


16. 


18" x15 " 


" 


सी ० टी ० स्कैन लिफाफा 
ब्राउन क्राफ्ट पेपर 


17. 


जी ० पी ० एफ ० स्टेटमेंट फार्म 12 " x08 " 


18. 


सी ० टी ० स्कैन रिपोर्टिंग पैड 100x1 09" x07" 


सेंचुरी / ओरियेंट 
एक्सक्युटिभ बौंड पेपर 
एक्सक्युटिभ बौंड पेपर 


19 . 


20 . 


एक्स - रे स्कैन रिपोर्टिंग पैड 100x1 09 " x07 " 
अल्ट्रासाउण्ड रिपोटिंग पैड 100x1 12" x08" 
डिस्चार्ज टिकट 

14" x11 " 


21. 


बोर्ड पेपर 


22 . 


आर्डर बुक 200x1 


12 " x08 " 


सेंचुरी / ओरियेंट 


18 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


क्र ० सं ० 


फार्म नं ० 


निर्माता का नाम 


प्रपत्रों का नाम 

साइज 
अल्ट्रासाउण्ट रिपोर्टिंग पैड 09 " x07 " 
100x1 ( छोटा) 


क्वालिटी 

? 


23. 


एक्सक्युटिभ बौंड पेपर 


24. 


8.5 "x05 " 


इण्डेन बुक 100x2 
(मुख्यमंत्री राहत कोष ) 


25 . 


12 " x08 " 


इन्कम टैक्स फार्म / वेतन 
विवरणी फार्म 16 


सेंचुरी / ओरियेंट 


उत्तम 


26. 


A4 


क्रिटिकल केयर यूनिट 
रेग्रेटी चार्ट फार्म 


27 . 


A4 


" 


28 . 


न्यूरो भाइरल फार्म 


A4 


" 


29 . 


मास्टर चार्ट 


Fullscape 


" 


30 . 


स्टीकर 


02 " x 01 " 


क्रोमो आर्ट पेपर 


31 . 


08" x12 " 


एनेथेसिया फार्म 
दोनों तरफ छपाई 


सेंचुरी / ओरियेंट 


। 


32. 


04 " x04 " 


मोटा कार्डबोर्ड पेपर 


मरीज एवं अभिभावक 
परिचय पत्र 


33. 


प्लास्टिक कभर 


04" x04 " 


34 . 


परिचय पत्र फीता 


35 . 


लेजर पेपर 


। 


पैथोलोजिकल चार्ट रजिस्टर 
200 पृष्ठ का 


36. 


- 


काउंसिलिंग रजिस्टर 
200 पृष्ठ का 


37. 


" 


पी ० आई ० डी ० रजिस्टर 
200 पृष्ठ का 


38. 


जननी बाल सुरक्षा 
कार्यक्रम प्रपत्र 


सेंचुरी / ओरियेंट 


39 . 


जन्म प्रमाण - पत्र प्रपत्र 


- 


Executive Bond paper 


40 . 


मोटा कार्ड बोर्ड पेपर 


आडियोमेट्री रिपोर्ट कार्ड 
एंडोस्कोपी रिपोर्टिंग पैड 


41. 


A4 


Executive Bond paper 


" 


42. 


ब्रान्होस्कोपी रिपोर्टिंग पैड 


A4 


- 


Executive Bond paper 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


19 


क्र ० सं ० 


प्रपत्रों का नाम 


साइज 


फार्म नं ० 


निर्माता का नाम 


क्वालिटी 


43. 


14" x10 " 


उत्तम क्वालिटी 


फ्लाई लीफ अच्छे क्वालिटी 
छपाई के साथ व मोटा कुट 
क्लौथ पट्टी 

के साथ 


44. 


सामान्य जानकारी प्रपत्र 


12" x8 " 


ओरियेंट / एचपीसी / सेंचुरी 


45. 


बन्ध्याकरण प्रपत्र 


12" x8 " 


" 


46. 


कालाजार प्रपत्र 


12" x8" 


" 


47. 


14 " x10 " 


उत्तम क्वालिटी 


बी ० एच ० टी ० कभर फाइल 
छपाई के साथ 
चिकित्सक एवं कर्मचारी 
परिचय - पत्र 


48. 


4 " x4 " 


- 


ए ० टी ० एम ० कार्ड 
एवं फिता छपाई के साथ 


49. 


दवा पर्ची 


A4 


सेंचुरी फोटो स्टेट पेपर 


50 . 


डेड बॉडी कैरींग प्रमाण पत्र फार्म 09 " x07 " 


ओरियेंट / एचपीसी / सेंचुरी 


51. 


टेस्ट रिर्पोट फार्म 


12 " x8 " 


ओरियेंट / एचपीसी / सेंचुरी 
ओरियेंट / एचपीसी / सेंचुरी 


52. 


कैंसर रोगी प्रपत्र 


24 " x16 " 


प्रपत्र का नमूना कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे । 

क्रमांक 4, 10, 11 , 18, 19, 20 , 22, 23, 24, 31 , 35, 36, 37 , 39, 41 , 42 , 50 का बुक / रजिस्टर 
बनाकर एवं शेष खुला हुआ देना होगा । 


स्थान 


पटना 


( ह0 ) अस्पष्ट , 

अधीक्षक । 


दिनांक -19 जुलाई 2010 


20 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


अधीक्षक का कार्यालय , 
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना 


- 


निविदा सूचना 


अधीक्षक । 


- 


सं ० 8222 वर्ष 2010-11 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल , पटना के प्रयोजनार्थ 
चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी( पुरूष एवं महिला ) एवं चालक के लिए वर्दी एवं चमड़े का चप्पल के क्रय हेतु 
बिहार वाणिज्यकर में निबंधित निर्माता / प्राधिकृत विक्रेता / आपूर्तिकर्ता से निविदा प्रकाशन की तिथि से 
30 (तीस ) दिनों के अन्दर निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाता है । 
इस निविदा से संबंधित सभी जानकारियाँ बिहार सरकार के वेबसाइट सं०- www.prdbihar.org एवं 
पी ० एम ० सी ० एच ० के वेबसाइट सं०- www.pmch.in पर निविदा प्रकाशन के तिथि के पश्चात् प्राप्त किया 
जा सकता है । इसके अतिरिक्त निविदा प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस को क्रय शाखा से 
निविदा शर्त एवं सूची प्राप्त किया जा सकता है । 
स्थान पटना 

( ह 0) अस्पष्ट , 
दिनांक 19 जुलाई 2010 
निविदा शर्त एवं सामग्रियों की सूची : 

1. निविदा दो प्रकार की होगी- तकनीकी एवं वित्तीय । दोनों निविदा अलग - अलग लिफाफे में 
टंकित एवं मुहरबन्द होगा । एक लिफाफे में दोनों निविदा देने पर वह स्वत : रद्द समझा जायेगा । 
तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करेंगे । 

2. निविदादाता का नाम , पूरा पता एवं दूरभाष संख्या निविदा में अंकित करना होगा । 
3 . 

निविदादाता को बिहार वाणिज्यकर में निबंधित एवं वर्ष 2010-11 में निविदा देने हेतु 
अद्यतन प्रमाण पत्र एवं बेडिंग क्लोथिंग से संबंधित कार्यों का बिहार वाणिज्य - कर में निबंधित होना 
अनिवार्य है , जिसे तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा । 

4. निर्माताओं के लिए उद्योग विभाग का पंजीयन पत्र एवं अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र 
निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । 


5 . 


अग्रधन के रूप में 25,000 / - ( पच्चीस हजार ) रुपये का बैंक ड्राफ्ट / एन ० एस ० सी ० जो 
अधीक्षक , पी ० एम ० सी ० एच ० , पटना के पदनाम से प्रतिभूत होगा तकनीकी निविदा में संलग्न करना 


होगा । 


6. निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा । हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । 
7. भारत अथवा बिहार सरकार के उपक्रम इस निविदा में भाग लेना चाहेंगे । 


8. निविदादाता किसी क्रिमिनल केस अथवा किसी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के द्वारा 
दंडित नहीं किये गये हैं , इस आशय का शपथ पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर 
निविदा में संलग्न करना होगा । 


उपरोक्त सभी कागजात तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना है । 


9. वित्तीय निविदा में सामग्री का नाम एवं दर ( अंक एवं अक्षर ) अंकित करना है । इसके 
अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा । 


10. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा । 


11. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने का 
अधिकार सुरक्षित होगा । 


पूर्ण 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


21 


सूची: 
1. टेरीकौट कपड़ा पैन्ट के लिए 
2. पोलिस्टर / टेरीकोटन कपड़ा कमीज के लिए 
3. साड़ी ( उजला ब्लु पार का ) 
4. ब्लाउज का कपड़ा सुती ( उजला ) 
5. पेटीकोट का कपड़ा सुती ( उजला ) 
6. पुरूष के लिए टोपी 
7. चमड़े का चप्पल, सभी साईज ( पुरूष एवं महिला ) 
8. चालकों के लिए सफारी आसमानी रंग का कपड़ा । 

स्थान पटना 
दिनांक – 19 जुलाई 2010 


- 


( ह0 ) अस्पष्ट , 

अधीक्षक । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

19-571 + 150 - डी ० टी ० पी ० । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


22 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


23 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

30 जून 2010 
सं ० कौन / भी -107 / 09 ( अंश ) –171— श्री राजकिशोर साह, बि ० वि ० से ०, वाणिज्य कर पदाधिकारी , (निलंबित ) 
को विभागीय अधिसूचना संख्या-31 दिनांक 4 मार्च 2009 द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2009 के प्रभाव से निलंबित 
किया गया । उनके द्वारा जीवन निर्वाह भत्तादि में बढ़ोत्तरी हेतु अभ्यावेदन दिया गया । उनके द्वारा समर्पित 
अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005 के 
नियम -10(1) में निहित प्रावधानानुसार एक वर्ष निलंबन अवधि पूर्ण होने पर उनका जीवन निर्वाह भत्ते में 50 
प्रतिशत (पचास प्रतिशत ) की वृद्धि की जाती है । 
अतः उनका जीवन -विर्वाह भत्तादि 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

13 मई 2010 
सं ० 1 / निग.को.(राआ.)- 01 / 2007-1968 — सरकार के सचिव, सहकारिता विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक 62, 
दिनांक 18 जनवरी 2007 के द्वारा सहकारिता विभाग, बिहार , पटना को प्रेषित श्री संतोष कुमार झा , तत्कालीन मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, दी आयरन स्लैग पीकर्स लेवर्स को - ऑपरेटिव सोसाईटी लि ., साकची, जमशेदपुर सम्प्रति जिला 
सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी के विरूद्ध दी आयरन स्लैग पीकर्स को - ऑपरेटिव सोसाईटी लि., साकची, जमशेदपुर के 
पीकर्स सदस्यों को अनियमित तरीके से प्रोत्साहन राशि , बोनस रावसग्रेसिया, लाभांश आदि का भुगतान कर समिति की राशि 
का दुर्विनियोग करने एवं पीकर्स सदस्यों के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान नहीं कर 
समिति को आर्थिक क्षति पहुँचाने के आरोप में सहकारिता विभाग , झारखंड, राँची के संकल्प ज्ञापांक -761, दिनांक 3 जून 
2005 के द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल दस्तावेज तथा अभिलेखादि से संबंधित संचिका उपलब्ध कराते 
हुए श्री झा के बिहार, झारखंड के कैडर बंटबारे के तहत अंतिम रूप से बिहार कैडर के अन्तर्गत आवंटित होने के फलस्वरूप 
संचालित विभागीय कार्यवाही पर अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया जिसके आलोक में विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक -677 दिनांक 17 मार्च 2006 के द्वारा श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय राज्य सरकार 
के द्वारा लिया गया, जिसमें श्री गोपाल कृष्ण, तत्कालीन संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ ( पणन ) बिहार, पटना को संचालन 
पदाधिकारी एवं श्री विनोद कुमार वर्मा, तत्कालीन अवर सचिव, सहकारिता विभाग , बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी 
नियुक्त किया गया । तत्कालीन संयुक्त निबंधक (पणन) सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना - सह - संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 


24 


बिहार गजट, 28 जुलाई 2010 


4211 दिनांक 19 अगस्त 2006 के द्वारा आरोप से संबंधित साक्ष्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किए जाने पर विभागीय 
पत्रांक -2500 दिनांक 6 सितम्बर 2006 के माध्यम से साक्ष्य प्रतिवेदन के रूप में निबंधक , सहयोग समितियाँ, झारखंड , राँची 
का निरीक्षण प्रतिवेदन (पत्र सं. -1081 दिनांक 4 जून 2003 एवं पत्रांक -262 दिनांक 11 फरवरी 2005) की छाया प्रति उपलब्ध 
कराई गई । तत्कालीन संयुक्त निबंधक ( पणन ) सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना - सह - संचालन पदाधिकारी के पत्रांक -4152 
दिनांक 3 अगस्त 2007 के द्वारा श्री झा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का अधिगम विभाग को प्राप्त हुआ । प्राप्त 
अधिगम में वस्तुस्थिति अस्पष्ट रहने के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक -3409 दिनांक 28 सितम्बर 2007 एवं पत्रांक -683 दिनांक 
8 फरवरी 2008 के माध्यम से स्पष्ट अधिगम अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ उपलब्ध कराने का अनुरोध संचालन पदाधिकारी से 
किया गया, जिसके आलोक में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक -440 दिनांक 31 मार्च 2008 के माध्यम से संचालित विभागीय 
कार्यवाही का अधिगम संचालन पदाधिकारी के स्पष्ट मंतव्य के साथ विभाग को प्राप्त हुआ । प्राप्त अधिगम के समीक्षोपरान्त श्री 
झा से द्वितीय कारण पृच्छा पूछने का निर्णय लिया गया एवं तदनुरूप विभागीय पत्रांक -3516 दिनांक 21 अगस्त 2008 के 
द्वारा श्री झा से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई । 

श्री झा तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक -11 ( नि.स.) दिनांक 24 दिसम्बर 2008 के 
द्वारा अपना द्वितीय कारण पृच्छा विभाग को उपलब्ध कराया गया । 

श्री झा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा एवं उसके साथ संलग्न अभिलेखों एवं कागजातों के समीक्षोपरांत श्री झा के 
विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया जिसके फलस्वरूप श्री झा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकार करते 
हुए इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने पर विचार किया गया, परन्तु इस विभागीय कार्यवाही को 
समाप्त करने के पूर्व इस संबंध में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का स्पष्ट मंतव्य प्राप्त करने का निर्णय लिया 


गया । 


निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक -6978 दिनांक 9 नवम्बर 2009 के द्वारा इस संबंध में उनका 
स्पष्ट मंतव्य प्राप्त हुआ जिसमें श्री झा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए इनके विरूद्ध संचालित विभागीय 
कार्यवाही को समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है । 

अतएव सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार के निर्णयानुसार श्री झा को आरोपों से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध 
संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
लियान कुंगा, विशेष सचिव । 


14 जून 2010 
सं ० 1 / निग को ( रा.आ.)- 14 / 08-2491— श्री मनोज कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक , केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., 
सीतामढ़ी सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा के विरूद्ध पद का दुरूपयोग, उच्चाधिकारी के आदेशों की अवहेलना 
एवं कर्त्तव्यहीनता आदि के आरोपों के लिए बिहार असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम 
अन्तर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1102 दिनांक 29 अप्रील 2009 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल , पटना - सह - संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 801 दिनांक 8 
अगस्त 2009 के माध्यम से प्राप्त अधिगम के समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 534 दिनांक 4 फरवरी 2010 के द्वारा श्री कुमार 
से द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया । 

श्री मनोज कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 132 दिनांक 23 फरवरी 2010 से प्राप्त द्वितीय 
कारण पृच्छा के उत्तर एवं उसके साथ संलग्न अभिलेखों एवं कागजातों के समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों 
को प्रमाणित नहीं पाया गया । 

अतएव् सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के निर्णयानुसार श्री कुमार को आरोपों से मुक्त करते हुए, उनके विरूद्ध 
संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
लियान कुंगा, विशेष सचिव । 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचनाएं 

12 मार्च 2010 
स ० 3 / आ.2-36 / 04 / 271 – श्रीमती प्रभावती कुमारी, तत्कालीन पुस्ताकालय अधीक्षक , बिहार - सह - प्रभारी क्षेत्रीय 
शिक्षा उप निदेशक , दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा सम्प्रति क्षेत्रिय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमण्डल , भागलपुर के विरूद्ध उनके 
दरभंगा पदस्थापन काल में आयुक्त दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा के पत्रांक 349 / आर0 सी 0 दिनांक 31 अगस्त 2004 द्वारा 
प्रतिवेदित आरोपो पर विभगीय पत्रांक 77 दिनांक 22 मार्च 2005 द्वारा श्रमती कुमारी से स्पष्टीकरण की माँग की गई । 

2. उपरोक्त प्रसंग में आरोपी पदाधिकारी के पत्रांक 86 दिनांक 12 मई 2005 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा 
की गई तथा यह पाया गया कि आयुक्त , दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित आरोप में से दरभंगा स्थित मुख्यालय में 


बिहार गजट, 28 जुलाई 2010 


25 


नहीं रहने के इस सबंध में श्रीमती कुमारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है क्योंकि क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा प्रमंडल 
के पद पर वे अतिरिक्त प्रभार में थी, परन्तु श्री जयनन्दन महतो, लिपिक को आशुलिपिक का प्रभार किस परिस्थिति में दिया 
गया , इस संबंध में इनके स्पष्टीकरण में कोई उल्लेख नहीं है । साथ ही जब आयुक्त , दरभंगा प्रमंडल के निरीक्षण पूर्व से 
निर्धारित था , तो श्री महतो का अवकाश स्वीकृत नहीं करना चाहिए था , जिसके लिए वे दोषी है । 

अतः उपरोक्त कंडिका -3 हेतु दोषी पाये जाने के कारण सरकार द्वारा समीक्षोपरांत श्रीमती प्रभावती कुमारी , 
तत्कालीन पुस्तकालय अधीक्षक , बिहार - सह - प्रभारी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा प्रमंडल सम्प्रति क्षेत्रीय शिक्षा उप 
निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर का आरोप वर्ष 2004 के लिए निन्दन की सजा दी जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार वर्मा, 
निदेशक (प्रशासन )-सह - अपर सचिव । 


10 मई 2010 
सं ० 3 / निग.1-01 / 10 / 426 — विभागीय अधिसूचना संख्या 425 दिनांक 10 मई 2010 द्वारा श्री विनोद कुमार 
विमल, तत्कालीन अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, दलसिंहसराय , समस्तीपुर को दिनांक 21 अप्रील 2010 के प्रभाव से निलम्बन 
मुक्ति के पश्चात् समीक्षोपरान्त पाया गया कि चूंकि श्री विमल को निगरानी विभाग द्वारा रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है 
तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 013/10 में दर्ज मुकदमा में न्यायालय में अभियोग भी दायर किया जा चुका 
है । इसके अतिरिक्त इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने हेतु प्रपत्र- " क " में आरोप पत्र गठित कर बचाव का लिखित 
अभिकथन भी उनसे मांगा गया है । अतः श्री विमल को सी 0 सी 0 ए0 रूल्स 2005 के नियम 9(1)(क ) एवं 9(1)(ग ) के अन्तर्गत 
आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक निलम्बित किया जाता है । 

2. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना का कार्यालय, निर्धारित किया जाता है । 

3. निलम्बन अवधि में सी 0 सी 0 ए0 रूल्स 2005 के नियम -10 (1) के अनुसार श्री विमल को केवल जीवन निर्वाह एवं 
अनुमान्य भत्ता उनके निर्धारित मुख्यालय से ही देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार वर्मा, 
निदेशक (प्रशासन )-सह - अपर सचिव । 


13 मई 2010 
सं ० 3 / आ.2-180 / 08 मा 0 / 447 — विभागीय अधिसूचना संख्या 308 दिनांक 5 अप्रील 2010 द्वारा श्री अखिलेश्वर 
मिश्र , क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी - सह - प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बारूण, औरंगाबाद को निलम्बित किया गया है । स्थापना 
शाखा से प्राप्त सूचनानुसार श्री मिश्र दिनांक 31 जनवरी 2009 को ही सेवानिवृत हो गये । अतः निलम्बन अधिसूचना निष्प्रभावी 
होने के फलस्वरूप इसे विलोपित किया जाता है 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार वर्मा, 
निदेशक ( प्रशासन)-सह - अपर सचिव । 


20 मई 2010 
सं ० 3 / आ.2-16 / 07. / 480 / श्री प्रभात कुमार पंकज , तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, समस्तीपुर, जिन्हे विभागीय 
अधिसूचना संख्या 885 दिनांक 16 सितम्बर 2008 द्वारा निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया था , को 
श्री पंकज के अभ्यावेदन दिनांक 20 जनवरी 2010 पर राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निलम्बन मुक्त करने का निर्णय 
लिया है । 

2. श्री पंकज का निलम्बन अवधि में भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य मद के संबंध में निर्णय 
विभागीय कार्यवाही समाप्ति के पश्चात् लिया जायेगा । 

3. श्री पंकज के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पूर्व की भॉति चलती रहेगी । 

4. श्री पंकज के निलम्बन मुक्ति के फलस्वरूप प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय, मसौढ़ी (पटना) के 
रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
5. यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार वर्मा, 
निदेशक (प्रशासन )-सह - अपर सचिव । 


26 


बिहार गजट, 28 जुलाई 2010 


20 मई 2010 
सं ० 3 / आ.2-10 / 08 / 495 — श्री जीवन प्रसाद वर्मा, तत्कालीन जिला जन शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी सम्प्रति 
सेवानिवृत प्राचार्य, राजकीय बालक उच्च विद्यालय, कंकड़बाग, पटना के विरूद्ध सीतामढ़ी पदस्थापनकाल संबंधी निदेशक 
( जन शिक्षा) द्वारा प्रतिवेदित दो अरोपों के लिए गठित प्रपत्र- " क " पर संकल्प संख्या -379 दिनांक 21 मई 2009 द्वारा उनके 
विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम -43( बी ) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

2. संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2010 को समर्पित जाँच प्रतिवेदन 
में गठित दोनों आरोपों को निराधार एवं अप्रमाणित पाया गया है । 

3. अतः संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में 
श्री वर्मा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए उन्हें आरोप मुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार वर्मा, 
निदेशक (प्रशासन )-सह - अपर सचिव । 


28 जून 2010 
सं ० 3 / आ.2-88 / 09 / 590 / श्री मथुरा राम, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक , पूर्णियाँ प्रमंडल , पूर्णियाँ जिन्हें 
मृत सहायक शिक्षकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियम विरूद्ध लिपिक पद पर नियुक्ति करने के आरोपों में 
प्रथम द्रष्ट्या दोषी पाये जाने के कारण अधिसूचना संख्या 992 दिनांक 7 अक्तूबर 2009 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय 
कार्यवाही के अधीन किया गया था , को दिनांक 30 जून 2010 को वार्धक्य सेवानिवृत की तिथि होने के कारण , उन्हें दिनांक 
29 जून 2010 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए जिला जन शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 
3. आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार वर्मा, 
निदेशक (प्रशासन)-सह - अपर सचिव । 


15 जुलाई 2010 
सं ० 3 / आ o - 2-54 / 10 / 663— श्री शिवचन्द्र बैठा , क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी , 

महुआ, वैशाली, जिन्हे डुमरा (सीतामढ़ी) 
थाना कोड़ सं0-83 / 09 में पुलिस द्वारा कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर दिनांक 12 मई 2010 को सीतामढ़ी मडंल कारा भेजा 
गया , जहाँ वे दिनांक 29 मई 2010 तक बन्दी रहे । उक्त काण्ड में सत्र न्यायाधीश , सीतामढी के न्यायादेश दिनांक 28 मई 
2010 के आलोक में जमानत पर दिनांक 29 मई 2010 को सीतामढी मंडल कारा से मुक्त किये जाने के पश्चात श्री बैठा द्वारा 
दिनांक 31 मई 2010 को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, वैशाली, हाजीपुर में योगदान दिया गया है । 

2. श्री बैठा को सी 0 सी 0 ए0 रूल्स , 2005 के नियम -9 ( 2)( क ) के तहत कारा निरोध की तिथि 12 मई 2010 से 
29 मई 2010 की अवधि तक निलम्बित किया गया समझा जायगा तथा दिनांक 29 मई 2010 को कारावास अवधि समाप्त 
होने एवं दिनांक 31 मई 2010 को योगदान किये जाने के फलस्वरूप उन्हें उक्त नियमावली के नियम -9 (3)(1) के तहत 
दिनांक 30 मई 2010 से निलम्बन से मुक्त किया जाता है । 

3. श्री बैठा को सी 0 सी 0 ए0 रूल्स, 2005 के नियम -10 ( 3) तथा बिहार सेवा संहिता के नियम -99 के तहत उक्त 
निलम्बन अवधि दिनांक 12 मई 2010 से 29 मई 2010 तक मत्र जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार वर्मा, 
निदेशक (प्रशासन )-सह - अपर सचिव । 


16 जुलाई 2010 
सं0 सं0-3 / आ02-24 / 06 / ( अंश- III )-665– श्रीमती प्रभावती कुमारी, तत्कालीन विद्यालय निरीक्षिका - सह - उपशिक्षा 
निदेशिका, बिहार, पटना सम्प्रति विद्यालय निरीक्षिका , बिहार , पटना के विरूद्ध पदस्थापन अवधि दिनांक 7 जनवरी 1997 से 
दिनांक 9 दिसम्बर 1999 में बिना विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण किये, राजनीतिज्ञों की अनुशंसा पर निम्न अवर शिक्षा संवर्ग 
( L.S.S.) में निम्न सहायक शिक्षिका श्रीमती अंजु देवी, श्रीमती सुशीला कुमारी, श्रीमती संगीता राय, श्रीमती उमा कुमारी की 
अनियमित एवं अवैध नियुक्ति करने संबंधी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( C.B.I.) के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती प्रभावती 
कुमारी, तत्कालीन विद्यालय निरीक्षिका - सह - उप शिक्षा निदेशिका, बिहार, पटना के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र - क में गठित 
आरोपों को प्रथम द्रष्ट्या प्रमाणित पाते हुए विभागीय संकल्प सं0-333 दिनांक 12 जून 2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही 
संचालित की गई, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार ,पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 


बिहार गजट , 28 जुलाई 2010 


27 


2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार,पटना के पत्रांक 1667 दिनांक 14 फरवरी 2006 में दिये गये निदेश 
के आलोक में विभागी आदेश सं0-117 दिनांक 7 मार्च 2007 द्वारा इस विभागीय कार्यवाही के संचालन संचालन 
पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त बिहार, पटना के स्थान पर श्री पंचम लाल , अपर सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को 
संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

3. संचालन पदाधिकारी श्री पंचमलाल, अपर सदस्य राजस्व पर्षद , बिहार, पटना के पत्रांक 284 दिनांक 21 जून 
2007 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त जाँच प्रतिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सकारण असहमति व्यक्त 
किया गया । जाँच प्रतिवेदन के विरूद्ध अनुशानिक प्राधिकार द्वारा इस मामले की पृष्ठभूमि पर पुनर्विचार करते हुये असहमति 
बिन्दुओं के आधार पर पुनः विभागीय जाँच आयुक्त , बिहार, पटना से जाँच कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया । 
तदनुसार विभागीय आदेश सं 0 759, दिनांक 8 नवम्बर 2007 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त , बिहार , पटना को संचालन 
पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

4. संचालन पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त बिहार, पटना के पत्रांक 430 दिनांक 3 जून 2008 द्वारा समर्पित 
जाँच प्रतिवेदन में आरोप सं 0 1 अप्रमाणित आरोप सं 0 2,3 एवं 4 को प्रमाणित तथा आरोप सं ० 5 को अंशतः प्रमाणित किया 
गया अर्थात श्रीमती सुशीला कुमारी , श्रीमती संगीता राय, एवं श्रीमती उमा कुमारी की निम्न अवर शिक्षा सेवा में नियुक्ति को 
अनियमित एवं अवैध पाया गया तथा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध कर्त्तव्य एवं दायित्वों के लापरवाही का भी आरोप प्रमाणित 
पाया गया । 

5. जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए राज्य सरकार द्वारा बृहद् दंड के रूप में ‘ पदावनत की 
सजा प्रस्तावित किया गया । सी 0 सी 0 ए0 रूल्स-05 के नियम -18(3) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से 
उक्त प्रस्तावित बृहद् दंड ‘ पदावति पर विभागीय पत्रांक 800 दिनांक 2 सितम्बर 2008 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया । 
आरोपी पदाधिकारी के पत्रांक 202 दिनांक 26 सितम्बर 2008 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की समीक्षोपरांत 
राज्य सरकार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर में अंकित तथ्यों एवं तर्कों को अस्वीकार करते हुये प्रस्तावित बृहद दंड को 
सही ठहराते हुये दंड में परिर्वतन की आव यकता एवं अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया । पश्चात् प्रस्तावित बृहद दंड 
पदावनति पर विभागीय पत्रांक 741 दिनांक 20 अगस्त 2009 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग , पटना से परामर्श की माँग की 


गई । 


6. बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक 394 दिनांक 28 मई 2010 द्वारा प्रस्तावित बृहद दंड ‘ पदावनति पर 
अपनी सहमति व्यक्त की गई । अतः बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति प्राप्ति के उपरोत राज्य सरकार द्वारा लिये 
गये निर्णय के आलोक में आरोपी पदाधिकारी श्रीमती प्रभावती कुमारी , तत्कालीन विद्यालय निरीक्षिका, सह - उप शिक्षा 
निदेशिका, बिहार, पटना सम्प्रति विद्यालय निरीक्षिका, बिहार , पटना के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों 
के लिए, सी 0 सी 0 ए 0 रूल्स ( संशोधित) -07 के नियम -14 ( viii ) के तहत प्रस्तावित बृदद दंड ‘पदावनति को अधिरोपित 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार वर्मा, 
निदेशक (प्रशासन ) -सह - अपर सचिव । 


समाज कल्याण विभाग 


अधिसूचनाएं 

2 जून 2010 
सं ० स0 क 0 स्था0-10-81 / 07-2401 — विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर श्रीमती प्रतिमा सिंह 
( गृह जिला - मधुबनी), बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रानीगंज , अररिया ( कोटि क्रमांक -34 / 09 ) को अपने ही वेतनमान 
में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाँका के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित 
किया जाता है । 

2. जिला पदाधिकारी , अररिया स्थानीय व्यवस्था के द्वारा किसी पदाधिकारी को बाल विकास परियोजना, रानीगंज, 
अररिया का प्रभार दिला कर श्रीमती प्रतिमा सिंह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी , रानीगंज , अररिया को जिला प्रोग्राम 
पदाधिकारी, बाँका का पदभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 10 जून 2010 तक विरमित करना सुनिश्चित करेंगे । श्रीमती सिंह 
दिनांक 11 जून 2010 से स्वतः विरमित समझी जाएंगी । 

3. श्रीमती सिंह नव पदस्थापित स्थान पर दिनांक 15 जून 2010 तक प्रभार ग्रहण कर विभाग को ससमय 
अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी । 
4. इनके माह - जून , 2010 के वेतनादि का भुगतान नवपदस्थापित स्थान से भुगतेय होंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
मृत्युंजय गुप्ता, उप - सचिव । 


28 


बिहार गजट, 28 जुलाई 2010 


2 जून 2010 
सं ० स० क ० स्था0-10-02 / 08-2402 — विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री चन्द्र प्रकाश सिंह 
( गृह जिला भागलपुर ), बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (कोटि क्रमांक -04 / 09) ( पदस्थापन की प्रतिक्षा में ) को अपने 
वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी , अररिया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है । 

2. श्री सिंह नव पदस्थापित स्थान पर दिनांक 15 जून 2010 तक प्रभार ग्रहण कर विभाग को ससमय अनुपालन 
प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । 
3. इनके माह - जून , 2010 के वेतनादि का भुगतान नवपदस्थापित स्थान से भुगतेय होंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मृत्युंजय गुप्ता , उप - सचिव । 


10 जुलाई 2010 
सं ० स0 क 0 स्था ० ( राज 0) -10-48 / 10-2955 — विभागीय अधिसूचना संख्या -2399 दिनांक 2 जून 2010 द्वारा श्रीमती 
विद्यावती सिन्हा , निलंवित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, देव , औरंगाबाद को निलंबन से मुक्त किया गया है । निलंवन से 
मुक्त होने के पश्चात उन्होनें दिनांक 4 जून 2010 (पूर्वाह) को विभाग में योगदान किया है । 

अतएव श्रीमती विद्यावती सिन्हा , बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (पदस्थापन की प्रतीक्षा में), गृह जिला - पटना, 
को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी , अगियॉव ( भोजपुर) के पद पर अलगे आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मृत्युंजय गुप्ता, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 19–571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egzette.bih.nic.in 


